रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 28 , 2019 / फाल्गुन 9 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28 , 2019/ PHALGUNA 9 , 1940 


सं . 929 ] 
No. 929 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग) 

आदेश 

नई दिल्ली, 22 फरवरी , 2019 
का . आ . 1063 ( अ). भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए, केन्द्र सरकार ने निर्यात ( गुणवत्ता नियंत्रण और 
निरीक्षण) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार में वाणिज्य 
एवं उद्योग मंत्रालय ( वाणिज्य विभाग ) के का . आ . सं . 67 ( अ) दिनांक 23 जनवरी , 2003 के आदेश के अधिक्रमण के लिए 
प्रस्ताव तैयार किया है और उसे निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण ) के नियम 1964 के नियम 11 के उपनियम ( 2) की 
अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है और इससे प्रभावित होने वाली संभावित जनता की जानकारी के लिए 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर विचार इस आदेश के सरकारी 
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने या उसके बाद किया जाएगा ; 

उक्त प्रस्ताव के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव देने की इच्छा हो , तो उसे भारतीय निर्यात 
निरीक्षण परिषद , तीसरी मंजिल, नई दिल्ली वाईएमसीए कल्चरल सेंटर बिल्डिंग, 1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली: 110001 या 
भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद के ई-मेल eic @ eicindia.gov.in द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर अग्रेषित किया जा 
सकता है । 


मसौदा आदेश 


निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात केन्द्र सरकार की यह राय है कि भारत के राजपत्र , 


1326 GI/ 2019 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii), में प्रकाशित का . आ . सं 67( अ) दिनांक 23 जनवरी , 2003 का अधिक्रमण करते हुए भारत के 
निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, और वह एतद्द्वारा : 

( 1 ) अधिसूचित करती है कि जहां आयात करने वाले देश इस तरह के एक निर्यात प्रमाणीकरण चाहते हैं तो केवल 
ऐसे मामलों में निर्यात करने से पहले बासमती चावल , गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के अधीन होंगे । 

( 2) गुणवत्ता नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के प्रकार को निर्दिष्ट करती है, जो निर्यात से पूर्व ऐसे बासमती चावल पर 
बासमती चावल के निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण),नियम 2019 के अनुसार लागू होगा ; तथा 

( 3) मान्यता देती है 

(i) क्रेता तथा विक्रेता के बीच करार पाए विनिर्देशों को मान्यता देती है, जो कि आयात करने वाले देश के कानूनों के 
अनुरूप हो तथा ऐसे विनिर्देश , निर्यात ( गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 1963 (1963 का 22 ) की धारा 7 के 
अधीन केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किए गए हों ; तथा 

(ii) खंड (i)में निर्दिष्ट विनिर्देश की अनुपस्थिति में , इस आदेश की अनुसूची में वर्णित न्यूनतम विनिर्देश ; 

( 4) बासमती चावल के मामले में , जिसके लिए 3 ( ii) में वर्णित मानक लागू नहीं हैं या किसी अन्य आकस्मिकता में , 
अधोलिखित सदस्यों से निर्मित एक स्थायी समिति द्वारा बनाए गए मानदंड लागू किए जाएंगे ; 

संयुक्त सचिव , (निर्यात निरीक्षण), वाणिज्य एवं उद्योग 
मंत्रालय, नई दिल्ली 

- अध्यक्ष 
संयुक्त सचिव (व्यापार एवं फसल), कृषि सहकारिता एवं 
किसान कल्याण विभाग , कृषि एवं किसान कल्याण 
मंत्रालय, कृषि भवन , नई दिल्ली 

- सदस्य 
निदेशक (निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), निर्यात निरीक्षण 
परिषद, नई दिल्ली 

- सदस्य 
| भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान , नई दिल्ली के प्रतिनिधि | - सदस्य 
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के 
प्रतिनिधि 

- सदस्य 
| अखिल भारतीय चावल निर्यातक संगठन , नई दिल्ली के 
प्रतिनिधि 

- सदस्य 


(5 ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बासमती चावल के निर्यात को निषिद्ध करती है, जब तक निर्यात वाले बासमती चावल 
की प्रत्येक और हर खेप के साथ और आयातक देश द्वारा अपेक्षित निर्यात प्रमाणीकरण और पेराग्राफ ( 3) के खंड (i) में संदर्भित 
एजेंसी द्वारा जारी निर्यात पात्रता प्रमाणपत्र न हो । 

___ (6) इस आदेश की कोई बात समुद्र, भूमि और वायुमार्ग द्वारा भावी क्रेताओं को बासमती चावल के नमूने के निर्यात 
पर लागू नहीं होगी बशर्ते कि ऐसे नमूनों का मूल्य समय - समय पर विदेश व्यापार नीति ( एफटीपी ) के अनुसार हो । 

[ फा . सं . के -16012/09/ 2019-ईआई एवं ईपी ] 

___ संतोष कुमार सारंगी , संयुक्त सचिव 


नोट : 


मूल नियम दिनांक 23. 01. 2003 के का . आ . 67( अ ) के जरिए भारत के राजपत्र , भाग ||, खण्ड 3, उप - खण्ड (ii) में 
प्रकाशित किए गए थे जिसमें आदेशों की श्रृंखला अर्थात् दिनांक 25. 6 . 2003 के का . आ . 1881 और दिनांक 
13. 01. 2016 के का . आ . 136 ( अ ) द्वारा संशोधन किए गए । 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


___ अनुसूची 
भारतीय बासमती चावल के लिए मानक 


धान 


( 10 ) 


न्यूनतम अधिकतम 

अधिकतम 
औसत | न्यून क्षतिग्रस्त 

अधिकतम कम मिल्ड 
पीकॉक तम एल विवर्ण अधिकतमचाकी | अधिकतम अधिकतम अधिकतम अन्य 

और लाल | अधिकतम 

न्यूनतम 
लंबाई | बी अधिकतम अनाज अनाज / काली | टूटे और बाह्य अन्य चावल स्ट्रिप्ड 

वृद्धि अधिकतम 
ग्रेड । मिमी में | अनुपात | नमी % का % मींगी % टुकड़े % सामग्री % अनाज % किस्में % | अनाज % अनाज % अनुपात हरा % 
| (1) | ( 2) | (3) ( 4) (5) 

( 8 ) ( 9 ) 

(11) ( 12 ) | (13 ) | ( 14 ) 
| मिल्ड 
| विशेष 7.13.5 14 _ 0. 
53 2 

| 0.10.15 20 
. 

11.7 
| क 7 3.5 140 
.753 

| 0. 25 0. 
1 8 

| 2. 5 0. 

2 17 
| ख | 6. 61 3.51417 5 

| 0. 
40 
.2153 
. 

50 
.3 1.7 
मिल्ड पैराबाइल्ड 
| विशेष | 7.13.5140 
. 

50. 
120 
. 

10 
.1520 
. 

11 
.5 . 
| 3.5 140 .7 | 0. 
5 3 

0. 25 

| 0. 
1 8 

2.5 
| 6.61 3.5 141 

0. 4 0 . 2 

| 0. 3 | 1. 5 
ब्राउन 
| विशेष | 7.43.5 140 
. 
53 20 
. 

20 
.152 0. 

21. 

72 
| क 7.2 3.5 140 .7 

| 0.5 0.1 8 2.5 0.5 1. 

7 4 
ख 73 
.5 141 

510 
. 

2153 
. 

50 
.8 1.7 
ब्राउन पैराबाइल्ड 
विशेष | 7. 4 | 3.5 14 _ 0.5 

| 0.2 0.15 20 
. 

11 
. 5 
| क 7.2 3.5 14 0. 7 1 

| 0.5 0 .1 8 

2.5 0.2 1.5 
| ख 7 3.5 14 1 2 

5 

|10 
.2 153 
. 

50 
.3 1. 

56 


3 . 5 


14 


07 


0 . 2 


15 


ख 


3. 5 


1 . 7 


12 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

Department of Commerce 


ORDER 


New Delhi, the 22nd February, 2019 


S . O . 1063(E ). — Whereas , in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export ( Quality Control and 
Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government has formulated certain proposals for superseding the Order 
of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce ) number. 
S . O . 67 (E ), dated the 23rd January , 2003, for the development of export trade of India , and has forwarded the same to the 
Export Inspection Council as required under sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Rules , 
1964 and is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given 
that the said proposals shall be taken into consideration on or after the expiry of the period of thirty days from the date of 
publication of this order in the Official Gazette ; 


Any person desiring to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the 
samewithin the period specified above , to the Export Inspection Council of India , 3rd floor, New Delhi YMCA Cultural 
Centre Building, 1 , Jai Singh Road , New Delhi - 110001 or send it by e -mail of the Export Inspection Council of India at 
eic @ eicindia.gov.in; 


DRAFT ORDER 


In exercise of the powers conferred by section 6 of the Export, ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 (22 
of 1963) (herein referred to as the said Act ), CentralGovernment after consulting the Export Inspection Council being of 
opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India and in suppression of 
S . O . No 67 ( E ) dated 23 d January 2003 published in Gazette of India Part II, Section 3, Sub -section ( 2 ), hereby, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


( 1) notifies that the Basmati Rice shall be subjected to Quality Control or Inspection or both prior to export in cases 

where importing countries requires such an export certification ; 


( 2 ) 


specifies that the type of Quality Control or Inspection or both which shall be applied to such Basmati Rice prior to 
export in accordance with the Export of Basmati Rice ( Quality Control and Inspection ) Rules , 2019 ; and 


(3) recognises — 


the specifications agreed to between the buyer and the seller provided these conform to the laws of the 
importing country and such specifications are duly approved by the agency recognised by the Central 
Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963); 
and 


( ii ) 


in the absence of specification referred to in clause (i) the minimum specifications as set out in the 
Schedule to this Order: 


( 4 ) In the case of Basmati Rice for which standards mentioned at (3 ) ( ii ) are not applicable or in any other contingency , 
the standards formulated by a Standing Committee consisting of the following members shall be made applicable : 


Joint Secretary , (Export Inspection ) , Ministry 
of Commerce and Industry, New Delhi 


— Chairman 


Joint Secretary ( Trade & Crops), Department 
of Agriculture Cooperation and Farmers 
Welfare ,Ministry of Agriculture & Family 
Welfare , KrishiBhawan , New Delhi 


- Member 


Director (Inspection and Quality Control), 
Export Inspection Council, New Delhi 


- Member 


Representative from Indian Council of 
Agricultural Research Institute , New Delhi 


- Member 


Representative from Agricultural and 
Processed Food Products Export Development 
Authority 


- Member 


Representative from All India Rice 
Exporters Association , New Delhi 


- Member 


(5 ) Prohibits the export in the course of international trade of the Basmati Rice , unless each and every consignment of 
basmati rice meant for export and requiring export certification by the importing country is accompanied by a certificate 
of export worthiness issued by the agency referred to in clause (i) of paragraph ( 3). 


(6 ) Nothing in this Order shall apply to export of samples of basmati rice to the prospective buyers by sea , land or air 
provided the value of such samples is as per Foreign Trade Policy ( FTP) made from time to time. 


[F . No. K - 16012 /09 /2019- EI& EP] 
SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy . 


Note: The principal rules were published in the Gazette of India , Part II Section 3 , Sub - section ( ii ), vide S . O . 67 ( E ) 

dated 23.01. 2003 subsequently amended through a series of orders i.e . S . O . 1881 dated 25 .6 .2003 and 
S .O . 136 ( E ) dated 13.01. 2016 . 


[ HTT II - QUE 3 ( ii) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SEHEDULE 
STANDARDS FOR INDIAN BASMATI RICE 


Max . 


Мах . 


Minimum 
Average 
Peacook 
Length in 
mm 


Maximum 
Moisture 
content % 


Мах . 
Damaged 
Discoloured 
Grain % 


Min 
L /B 
Ratio 


Max. 
Chalky 
Grain / 
Black 
Kernels % 


Max . 
Broken & 
Fragments 


Мах . 
under 
Milled 
& red 
stripped 
grain % 


Max . 
other 
Grain 
% 


Max . 
other 
Rice 
varities 
% 


Foreign 
Matter 
% 


Maxi 
mum 
Green 
Green 


Paddy 
Grain 
% 


Minimum 
Elogation 
Ratio 


Grade 


age 


% 


% 


(4) 


(5) 


6 


(7) 


(8) 


(9) 


(10 ) 


(11) 


( 12 ) 


(13) 


(14) 


5 


14 
14 
14 


0.5 
0.7 
1 


3 
5 
7 


2 
3 
5 


0.1 
0.25 
0 .4 


0.1 
0.1 
0 .2 


8 


2 
2.5 
3.5 


0.1 
0 .2 
0 .3 


1.7 
1.7 
1.7 


- 
- 
- 


15 


(1) (2) (3 ) 
MILLED 

Special | 7.1 3.5 
| A 

17 3.5 
B 6 .61 3.5 
MILLED PARBOILED 

Special 7.1 3.5 
TA 17 3 .5 

B 6.61 3.5 
BROWN 
Special 7.4 3.5 

7.2 3.5 

17 3.5 
BROWN PARBOILED 
Special | 7.4 3.5 
A 7.2 3.5 
B 7 3.5 


14 
14 
14 


0.5 
0. 7 
1 


0.1 

0.5 


2 
3 
5 


0.1 
0 .25 
0.4 


0.1 5 
0 .18 
0.2 15 


2 
2 .5 
3.5 


0. 1 
10 .2 
0 .3 


1.5 
1.5 
1.5 


- 
- 


1 


3 


2 


5 


14 
14 
14 


0.5 
0.7 
1 


5 
7 


0.2 
0 .5 
1 


3 
5 


2 


0.1 
0 .1 8 
0.2 


2 

.5 
3.5 


0.2 
0 .5 
0 .8 


1.7 
1.7 
1.7 


2 
4 
6 


в 


15 


5 


14 
14 
14 


0.5 
0.7 
1 


0.5 
1. 
2 


2 
3 
5 


0.2 
0.5 
1 


0.1 
0.1 
0.2 


8 


2 
2 .5 
3.5 


0.1 
0 .2 
0.3 


1.5 
1.5 
1.5 


2 
4 
6 


15 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.03.01 

21:35 : 18 + 05 30 


